रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No . D .L . — 33002 /99 


दिल्ली राजपान 


समानयन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं. 100] 
No . 100 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 7 , 2014/ श्रावण 16 , 1936 
DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 2014 /SHRAVANA 16 , 1936 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 72 

IN. C. T . D. No. 72 


भाग - - IV 
PART- - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व -1 ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 7 अगस्त, 2014 
सं . फा . 03 ( 2) / वित्त ( राज. --1 ) / 2014 - 15 / डीएसVI / 784.--- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 ( 1956 का 74 ) 
की धारा 13 की उपधारा (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली ) नियमावली, 2005 में आगे संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : 

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.--(1) इन नियमों को केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) संशोधन नियमावली , 2014 कहा जाएगा । 

( 2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
2. नियम 10ख तथा 10ग का सन्निवेशन. - केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली ) नियमावली, 2005 ( इसके पश्चात् उक्त नियमावली 
के रूप में संदर्भित ) में नियम 10क के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-- 

" 10ख धन वापसी (रिफंड) के लिये आवेदन . - (1 ) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण अथवा मूल्य संवर्धित कर 
प्राधिकारी के निर्णय से उत्पन्न धन वापसी के लिए आवेदन प्रपत्र 12 में किया जाएगा । ऐसे निर्णय अथवा आदेश की सत्यापित 
प्रति धन वापसी के दावे के साथ संलग्न की जाएगी । 

( 2 ) धन वापसी के लिए आवेदन दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के . 
अन्तर्गत निर्धारित तरीके से किया जाएगा । . 

. 10ग कर ब्याज अथवा अर्थदंड आदि का भुगतान .- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 अथवा इसके अन्तर्गत बनाए 
गए नियमों के अन्तर्गत देय कर, ब्याज , अर्थदंड या किसी अन्य राशि का भुगतान दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 तथा 
इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से फार्म 13 में किया जाएगा । " 
3. फार्म 12 तथा 13 का सन्निवेशन: - उक्त नियमों में , इसके साथ संलग्न प्रपत्रों में , प्रपत्र 11 के पश्चात् निम्नलिखित 
प्रपत्रों को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-- 


। 


3131 DG/ 2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


- 


व्यापार एवं कर विभाग 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

. प्रपत्र 12 

(नियम 10ख देखिए) 
केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली ), नियमावली, 2005 

धन वापसी के लिए आवेदन 


1. टिन 


2. व्यापारी का पूरा नाम । 


3. पता 


4. मोबाइल नम्बर 


5. धन वापसी दावे की राशि 


6. धन वापसी के दावे का आधार 
( सहायक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें ) 
7. धन वापसी से संबंधित वर्ष और कर अवधि 
8. बैंक खाते का विवरण 
(i) खाता संख्या 
( ii ) बैंक खाते का प्रकार 
( iii ) किस नाम से संचालित है 
(iv ) बैंक / शाखा का नाम व पता 
( v) एमआईसीआर संख्या 
( vi ) आईएफएससी 


9 . सत्यापन 
मैं / हम - - --- - -- इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी / हमारी जानकारी | 
तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


पूरा नाम 


( प्रथम नाम, मध्य नाम , उपनाम ) 


पदनाम / स्थिति 


स्थान 


दिनांक 


| दिन 


| माह 


वर्ष । 


टीप : - न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय अथवा अधिनियम के अन्तर्गत किसी मूल्य संवर्धित कर प्राधिकारी के आदेश के 
कारण उत्पन्न धन वापसी के मामले में निर्णय / आदेश की प्रति संलग्न करें । 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


%3D 


व्यापार एवं कर विभाग 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

प्रपत्र 13 

(नियम 10ग देखिए ) 
केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली ), नियमावली, 2005 

केन्द्रीय बिक्री कर के लिये चालान 

( भाग क - प्रति को कोषागार में रखा जाए) 
भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 

-------( शाखा) 
-- -- - से -- - - 

----- अवधि के लिये 
जमाः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि 
शीर्ष : 0040, बिक्री कर प्राप्तियां - केन्द्रीय बिक्री कर 


1. पंजीकरण संख्या (टिन ) 
| 2. व्यापारी का पूरा नाम 


3. व्यापारी का पता 


भवन का नाम / संख्या 
| क्षेत्र / सड़क 
स्थान / मार्किट 
पिन कोड 


राशि (रुपये ) 


4. निम्न के खाते पर 
भुगतान 
(i) कर 
(ii ) ब्याज 
(iii ) अर्थदंड 


( iv) अन्य 


- 


- 


कुल 


- ------रुपये 


भुगतान की गई कुल राशि ( शब्दों में ) 
जमाकर्ता के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम / स्थिति ( इंजीनियर, प्रबंधक , साझेदार, आदि) 
| दिनांक (माह / दिन / वर्ष ) 

कोषागार में प्रयोग हेतु 

-- --- रुपये का भुगतान प्राप्त किया 
(रुपये 
प्रविष्टि की तिथि 


कोषागार 


मोहर 


लेखाकार 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


TI. 


भाग ख -( प्रति कोषागार द्वारा मूल्य संवर्धित कर प्राधिकारी को भेजा जाए ) 
भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 

- ( शाखा) 

--- अवधि के लिये 
जमाः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि 
शीर्ष : 0040, बिक्री कर प्राप्तियां - केन्द्रीय बिक्री कर 


| 1. पंजीकरण संख्या (टिन ) 


2. व्यापारी का पूरा नाम 


3. व्यापारी का पता 


भवन का नाम / संख्या 


क्षेत्र / सड़क 
स्थान / मार्किट 


पिन कोड 


राशि (रुपये) 


4. निम्न के खाते पर 
भुगतान 
(i) कर 


( ii ) ब्याज 


(iii ) अर्थदंड 


(iv ) अन्य 


कुल 


- रुपये 


भुगतान की गई कुल राशि ( शब्दों में )- - - 
जमाकर्ता के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम / स्थिति (इंजीनियर, प्रबंधक , साझेदार , आदि ) 
| दिनांक (माह /दिन / वर्ष) 


कोषागार में प्रयोग हेतु 

- रुपये का भुगतान प्राप्त किया 


AA 


- 


- 


- 


(रुपये -- - 
प्रविष्टि की तिथि 


कोषागार 


मोहर 


लेखाकार 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


भाग ग -( प्रति रिटर्न / आवेदन के साथ व्यापारी द्वारा संलग्न की जाए ) 


भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय स्टेट बैंक / अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 


---------- --(शाखा) 
----- -- -- से -------- 

------- - - अवधि के लिये 
जमाः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि 
शीर्ष : 0040, बिक्री कर प्राप्तियां - केन्द्रीय बिक्री कर 


|1. पंजीकरण संख्या (टिन) 


मा 


2. व्यापारी का पूरा नाम 


3. व्यापारी का पता 


भवन का नाम / संख्या 


क्षेत्र / सड़क 
स्थान / मार्किट 


पिन कोड 


राशि (रुपये ) 


4. निम्न के खाते पर 
भुगतान 
(i) कर 


( ii ) ब्याज 


(iii ) अर्थदंड 


| (iv ) अन्य 


कुल 


भगतान की गई कल राशि ( शब्दों में ) - --- 


- रुपये 


जमाकर्ता के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम / स्थिति (इंजीनियर , प्रबंधक, साझेदार , आदि) 
| दिनांक (माह / दिन / वर्ष ) 


कोषागार में प्रयोग हेतु 

--- रुपये के भुगतान प्राप्त किया 


(रुपये - 
प्रविष्टि की तिथि --- -- 


कोषागार 


मोहर 


लेखाकार 


313{ DG /14 - -- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


भाग ग - ( प्रति व्यापारी द्वारा रखा जाये ) 
भारतीय रिजर्वबैंक / भारतीय स्टेट बैंक / अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 

-------------(शाखा) 
_ _ . -. - से ... - - -- 

- - अवधि के लिये 
जमाः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि 
शीर्ष : 0040, बिक्री कर प्राप्तियां - केन्द्रीय बिक्री कर 


| 1. पंजीकरण संख्या (टिन) । 


2. व्यापारी का पूरा नाम 


| 3. व्यापारी का पता 


भवन का नाम / संख्या 


क्षेत्र / सड़क 
स्थान / मार्किट 
पिन कोड 


राशि (रुपये ) 


4. निम्न के खाते पर 
भुगतान 
(i) कर 


(ii) ब्याज 


( iii ) अर्थदंड 


( iv ) अन्य 


कुल 


- - - -- रुपये 


भुगतान की गई कुल राशि ( शब्दों में) 
जमाकर्ता के हस्ताक्षर 


नाम 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पदनाम / स्थिति ( इंजीनियर , प्रबंधक , साझेदार , आदि ) 
| दिनांक (माह / दिन / वर्ष) 

कोषागार में प्रयोग हेतु 

----- रुपये का भुगतान प्राप्त किया 
( रुपये - --- ---- 
प्रविष्टि की तिथि 


--- - ) 


कोषागार 


मोहर 


लेखाकार 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर 
रवीन्द्र कुमार, उप – सचिव - VI (वित्त ) 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


LE 


WOW 


FINANCE (REVENUE -I) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 7th August, 2014 
No. F . 3 (2 ) Fin .(Rev . 1)/2014 - 2015 /ds- V1/784 .- In exercise of the powers conferred by sub -sections 3 and 4 of 
section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 ( 74 of 1956 ), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 
hereby , makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Delhi) Rules , 2005, namely: 
1. Short title and commencement ( 1) These rules may be called the Central Sales Tax (Delhi) Amendment 

Rules , 2014 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the DelhiGazette . 
2. Insertion of Rules 10B and 10C - - In the Central Sale Tax (Delhi) Rules, 2005 , (hereinafter referred to as the said 
rules), after rule 10A , the following shall be inserted , namely: 

“ 10B - Application for Refund ( 1) Application for refund arising out of a judgment of a Court or 
Tribunal or Value Added Tax authorities shall be filed in Form 12 . A certified copy of such judgment or 
order shall be attached with the refund claim . 


(2 ) The application for refund shall be processed in the manner prescribed under the Delhi Value Added Tax 
Act, 2004 and rules framed thereunder . 
10C - Making of payment of tax , interest or penalty etc. — Payment of tax, interest, penalty or any other 
amount due under the Central Sales Tax Act, 1956 or rules framed thereunder shall be made in Form 13 in 
the manner prescribed under the Delhi Value Added Tax Act, 2004 and rules framed there under." 


3. Insertion of Form 12 and 13 - In the said rules, in forms appended thereto after Form 11 , the following Form shall 
be inserted , namely: --- 


“ Department of Trade and Taxes 
Government of NCT of Delhi 


Form 12 

[See Rule 10B ] 
The Central Sales Tax ( Delhi) Rules , 2005 

Application for Refund 


1 . TIN 
| 2 . Full Name of Dealer 

3 . Address 


4 . Mobile No. 


5. Amount of refund claimed 


| 6 . Ground for claiming refund 
( Attach copy of supporting documents ) 
7. Year and Tax period to which refund relates 


8 . Details of Bank Account 

(i) Account No. 
(i ) Bank Account type 
( iii ) Operated in the name of 
( iv) Name and address of the Bank / Branch 
(v ) MICR No. 
(vi) IFSC 


8 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


TV 


9. Verification 
I/We 

hereby solemnly affirm and declare that the information given 
hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed there from . 


Signature of Authorised Signatory 
Full Name (first name, middle , surname) 


Designation /Status 


Place 


Date 


Ve 


Note - Attach copy of judgement/order in case the refund arises due to judgement of a Court or Tribunal or an order of 
any Value Added Tax Authority . 


Department of Trade and Taxes 
Government of NCT of Delhi 


Form 13 

(See Rule 10C ] 
The Central Sales Tax (Delhi) Rules, 2005 

Challan for Central Sales Tax 
Part A - (Copy to be retained in the Treasury ) 

Reserve Bank of India 
State Bank of India /other Public Sector Banks 
at.. .. ..... . 

............. ( Branch ) 
for the period from . ...... .. .. ...... ...to .. ...... .... 

Credited : Consolidated Fund of NCT of Delhi 


Head : 0040 , Sales Tax Receipts - Central Sales Tax 


| 1. Registration No . ( TIN ) 


2 . Full Name of Dealer 


3 . Dealer s address 


Building Name/Number 
Area /Road 
Locality /Market 
Pin Code 


4 . Payment on account of 


Amount (Rs.) 


(i) Tax 
( 11) Interest 
(iii ) Penalty 
( iv ) Others 
Total 


Total amount paid ( in words) : Rupees 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


WAW 


Signature of depositor 


Name 


Designation / Status (Eg. Manager, Partner, etc.) 


Date (mm /dd /yy ) 


FOR USE IN TREASURY 


Received payment of Rs.. 


.............. 


(Rupees .... .. 


Date of entry .. 


TREASURY 


SEAL 


ACCOUNTANT 


at. .. . . . .. . . . . 


Part B - (Copy to be sent to the Value Added Tax Authority by the Treasury) 

Reserve Bank of India / 
State Bank of India/other Public Sector Banks 

........ .. .. .. . ........ ( Branch ) 
for the period from ....... . . . ... to . . . ..... .... . 

Credited : Consolidated Fund of NCT of Delhi 

Head : 0040, Sales Tax Receipts - Central Sales Tax 
1. Registration No. ( TIN ) 


2 . Full Name of Dealer 


3. Dealer s address 


Building Name/Number 
Area /Road 
Locality /Market 
Pin Code 


4 . Payment on account of 


Amount (Rs.) 


(i) Tax 
( ii ) Interest 
( iii ) Penalty 
(iv) Others 
Total 


Total amount paid ( in words) : Rupees 


Signature of depositor 


Name 


Designation /Status (Eg. Manager , Partner , etc.) 


Date (mm /dd /yy ) 


3131DG114 -3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ Part IV 


WANT 
WALA 


FOR USE IN TREASURY 


Received payment of Rs.... .... 


. (Rupees ..... 


Date of entry......... 


TREASURY 


SEAL 


ACCOUNTANT 


Part C -( Copy to be attached by the dealer alongwith return /application ) 

Reserve Bank of India / 
State Bank of India /other Public Sector Banks 
at.... .... . 

....... .... ... (Branch ) 


. 


. 


. 


. 


. 


for the period from ... ..... ......... . . . ..to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Credited : Consolidated Fund of NCT of Delhi 


Head : 0040 , Sales Tax Receipts - Central Sales Tax 


| 1. Registration No. ( TIN ) 


2 . Full Name of Dealer 


3. Dealer s address 


Building Name/ Number 
Area/ Road 


Locality /Market 
Pin Code 


4 . Payment on account of 


Amount (Rs.) 


(i) Tax 


(ii) Interest 
( iii) Penalty 
( iv ) Others 
Total 


Total amount paid ( in words) : Rupees 


Signature of depositor 


Name 


Designation /Status ( Eg.Manager, Partner, etc.) 


Date (mm /dd/yy) 


FOR USE IN TREASURY 
. (Rupees. .. ... 


Received payment of Rs..... . 
Date of entry ......... 


TREASURY 


SEAL 


ACCOUNTANT 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( Part D - Copy to be retained by the dealer ) 

Reserve Bank of India / 
State Bank of India/other Public Sector Banks 
at . .. . .. . .... .. . 

......... .... ( Branch ) 
for the period from ... ....... ..........to ...... .... ...... 

Credited : Consolidated Fund of NCT of Delhi 


Head : 0040, Sales Tax Receipts - Central Sales Tax 


1. Registration No. ( TIN ) 


2 . Full Name of Dealer 


3. Dealer s address 


Building Name/Number 
Area /Road 
Locality /Market 
Pin Code 


Amount (Rs.) 


4 . Payment on account of 
(i) Tax 
(ii) Interest 
(iii) Penalty 
(iv ) Others 
Total 


Total amount paid ( in words) : Rupees 


Signature of depositor 


Name 


Designation / Status (Eg. Manager, Partner, etc .) 


Date (mm /dd /yy ) 


FOR USE IN TREASURY 


Received payment of Rs......... 


.. ...... ..(Rupees .. ..... ... .. 


Date of entry ...... ...... 


TREASURY 


SEAL 


ACCOUNTANT 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 


RAVINDER KUMAR , Dy. Secy. VI (Finance) 


Printed by the Manager,Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


